SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
4 जुलाई, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 644 


राँची, बुधवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
27 जून , 2018 


संख्या - 16 /नि०- 07/ 2017- 3579-- विभागीय अधिसूचना संख्या-1317, दिनांक 6 मार्च, 2018 
के द्वारा झारखण्ड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमवाली में “ Apex Medical Board ” के गठन 
का प्रावधान मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याषा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते 
हुए निर्गत किया गया था । 
2. उक्त अधिसूचना में निहित प्रावधान पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 12 जून , 2018 को मद 
संख्या- 03 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

एतद् द्वारा उक्त को संसूचित किया जाता है | 


ह ./ 


तदाशा मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 644 -- 50 


